निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 776 ) 


9 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


जल संसाधन विभाग 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

04 जुलाई 2013 
सं0 22 / निसि०( डि0 ) - 14 - 04 / 2013 / 783 – श्री सूर्यदेव पाण्डेय, ( आई0डी0 - 3436 ) तत्कालीन सहायक 
अभियन्ता, सिंचाई अवर प्रमण्डल, विहिया द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए विभागीय कार्यो 
की उपेक्षा कर जिला के माध्यम से संपादित होने वाले कार्यो में संलग्न कर लेने के मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन 
विभाग, डिहरी के प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्टीकरण पूछा गया । प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय को 
अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यो के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के प्रथम दृष्टया 
प्रमाणित आरोपों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय के आलोक में श्री 
सूर्यदेव पाण्डेय , तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई अवर प्रमण्डल , विहिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया 
जाता है । 

2. निलंबन की अवधि में श्री पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. निलंबन की अवधि में श्री सूर्यदेव पाण्डेय का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग , 
पटना निर्धारित किया जाता है । 
4. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मोहन पासवान , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 776-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette . bih .nic. in 


